1408 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 28 , 1983 (ASAR 7, 1905 SAKA) (PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 9 जून , 1983 
त्रमांक 672 -ज(1) 83/19196 .---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए )( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे 
गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री अमर सिंह, पुत्र श्री आशा सिंह, गांव गिरधरपुर, तहसील 
थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को रवी , 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपए 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 10 जून , 1983 
क्रमांक 628 -ज (I)-83/19295.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा (ए )(1 ए ) तथा 3(1ए ) के अनुसार सौंपे गाः 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री बलबीर मोहन , पुत्र श्री हीरा लाल , निवासी मकान नं ० 96, 
पैक्टर 16 , फरीदाबाद, तहसील बल्लवगढ़ , जिला फरीदाबाद को रबी, 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपए 
वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

कमांक 637 -ज ( II) -83/19299.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार पधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संमोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री दीप चन्द , पुत्र श्री धनी राम, गांव भड्गी , तहसील , कौसली, जिला 
रोहतक को खरीफ , 1973 से खरीफ 1979 तक, 150 रुपए वार्षिक तथा रबी में 1980 300 रुपए वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर , 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 638 -ज (I) -83/ 19303.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 

सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री राम सिंह पुत्र श्री रतन लाल, गांव खेड़ीखुमार, तहसील झज्जर , जिला 
रोहतक को रबी, 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रवी 19 80 से 300 रुपए वाषिक कीमत की युद्ध जागीर , 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक , 16 जून , 1983 
क्रमांक 659 - ज (II )-83 / 19991.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोपें गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 

श्री मुन्शी राम , पुन श्री प्रेमसुख , गांव वरैली खुर्द , तहसील 
रिवाड़ी , जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ , 1965 से रबी 1970 तक 100 रुपए वार्षिक खरीफ, 1970 से खरीफ , 1979 तक 150 
रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


के राज्यपाल , 


करते हैं । 


दिनांक 22 जून , 1983 


क्रमांक 662 -ज ( II ) -83/ 20620.- श्री माधो सिंह यादव, पुत्र श्री जेतिया राम , गांव हलुवासा , तहसील व जिला 
भिवानी की दिनांक 4 दिसम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार 
मधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए )तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमाधो सिंह यादव को मुब्लिग 

रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1904 -र- III - 69/ 14570 , दिनांक 
12 जून , 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- आर-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 , द्वारा मंजूर की गई 
थी , अब उसकी विधवा श्रीमती बहोरी देवी के नाम रवी, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


